रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


AALA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , मार्च 13 , 2019 / फाल्गुन 22 , 1940 
NEW DELHI , WEDNESDAY, MARCH 13, 2019/PHALGUNA 22, 1940 


सं. 188] 
No. 188 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 13 मार्च, 2019 
सा . का .नि . 215( अ). केंद्र सरकार , स्वापक औषधि और मन :प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 (1985 का 61) की 
धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा स्वापक औषधि और मन :प्रभावी पदार्थ 
नियमावली, 1985 में और आगे संशोधन किए जाने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: - 

(1) ये नियम स्वापक औषधि और मन : प्रभावी पदार्थ(संशोधन) नियमावली, 2019 कहलाएंगे । 

( 2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगें । 
2. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली , 1985 में , अनुसूची |, में , “ II. मन : प्रभावी पदार्थ” शीर्षक के 
अंतर्गत , क्रम संख्या 27 और इससे संबद्ध प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् : - 
(1) (2) 

( 3) 


( 4 ) 


" 27 


एबी - सीएचएमआईएनएसीए 


एन -[( 2S)- 1 - अमीनो -3 -मेथाइल -1 - ऑक्सोबूटान- 2 -यल]-1 
( साइक्लोहैक्साइलमेथाइल )- 1एच-इंडाज़ोल - 3 

कारबॉक्सीमाइड 


28 


5एफ - एडीबी (5एफ 
एमडीएमबी-पीआईएनएसीए ) 


मेथाइल ( 2एस )- 2-{ 1-(5 -फलूओरोफेंटाइल )-1एच- इंडाज़ोल 

3-कारबोनाइलअमीनो}- 3,3-डायमेथाइलबुटानोएट 


29 


एबी-पीआईएनएसीए 


एन -[( 2S )-1 - अमीनो- 3- मेथाइल - लोक्सोबुटान- 2यल ]- 1 


1709 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


पेंटी1एच- इंडाज़ोल 3- कारबॉक्सामाइड 


यूआर -144 

( 1-पेंटी-1एच -इंडोल -3 -यल )( 2,2,3, 3 

टेट्रामरथाइलसाइक्लोप्रोपाइल ) मेथानोन 
5एफ -पीबी -22 क्वीनोलिन -8 - यल 1-( 5 -फ्लूरोपेन्थाइल )-1एच - इंडोल - 3 

कारबॉक्सीलेट 
32 4 -फ्लूओरोएम्फेटामाइन 

4 - एफए 

1-( 4-फ्लूओफेनाइल ) प्रोपन- 2- अमीने " 
33 - साल्ट्स और उपर्युक्त की 
तैयारी 

[ फा .सं. एन -11011/1/2018- एनसी. II ] 

टी . के. सतपथी, अवर सचिव 
टिप्पणी: मुख्य नियम संख्या सा . का. नि . 837 (अ), दिनांक 14 नवम्बर , 1985 के द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II , 

खण्ड 3, उप - खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात संख्या का . आ . 786 ( अ), दिनांक 26 अक्तूबर , 1992 , 
का . आ . 599 ( अ ), दिनांक 10 अगस्त , 1993, सा . का . नि . 748 ( अ ), दिनांक 14 दिसम्बर , 1993, सा . का . नि . 543, 
दिनांक 24 अक्तूबर , 1994, सा . का. नि . 82, दिनांक 14 फरवरी , 1995, सा . का .नि . 556 ( अ), दिनांक 14 जुलाई, 
1995, सा . का . नि . 25 ( अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996, सा . का . नि . 509 ( अ), दिनांक 4 नवम्बर , 1996, 
सा . का .नि . 350 ( अ), दिनांक 25 जून , 1997 , सा . का . नि . 214 ( अ), दिनांक 19 मार्च, 2002, सा . का . नि . 763 
( अ), दिनांक 14 नवम्बर , 2002, सा . का . नि . 115 ( अ), दिनांक 21 फरवरी, 2003, सा . का . नि . 129 ( अ), दिनांक 
26 फरवरी, 2003, सा . का . नि . 217 ( अ), दिनांक 17 मार्च, 2003, सा . का . नि . 95 ( अ ), दिनांक 4 फरवरी , 
2004, सा . का . नि . 104 ( अ), दिनांक 25 फरवरी, 2005, सा . का . नि . 736 ( अ ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 , 
सा . का .नि . 639 ( अ), दिनांक 13 अक्तूबर , 2006, सा . का .नि . 2 ( अ), दिनांक 1 जनवरी , 2008, का . आ . 1661 
( अ), दिनांक 13 जुलाई, 2010, का . आ. 739 ( अ), दिनांक 11 अप्रैल , 2011, सा . का . नि . 470 ( अ), दिनांक 
21 जून , 2011, सा . का . नि . 905 ( अ ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2011, सा . का . नि . 426 ( अ ), दिनांक 1 जुलाई, 2014 , 
सा . का . नि . 74( अ), दिनांक 5 फरवरी, 2015, सा . का . नि . 224 ( अ), दिनांक 25 मार्च, 2015, सा . का . नि . 359 
( अ), दिनांक 5 मई, 2015 और सा . का. नि . 500 ( अ), दिनांक 17 जून, 2015, सा . का. नि . 685 ( अ), दिनांक 
12 जुलाई, 2016, सा . का .नि . 61 (अ), दिनांक 20 जनवरी, 2017, सा . का .नि . 428 ( अ), दिनांक 2 मई, 2017 
और सा . का . नि . 187 ( अ) दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे । 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th March , 2019 
G . S . R . 215 ( E ) . — In exercise of the powers conferred by section 9 , read with section 76 of the Narcotic Drugs 
and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985 ) , the Central Government hereby makes the following rules further 
to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985 , namely : — 

(1 ) These rulesmay be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances ( Amendment) Rules, 2019 . 

( 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985 , in Schedule I, under the heading “ II . 
Psychotropic substances” , for serial number 27 and the entries relating thereto , the following shall be substituted , 
namely: - 


TT II - ous 3 (i ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(3 ) 


( 4 ) 


AB -CHMINACA 


5F -ADB (5F -MDMB -PINACA ) 


AB -PINACA 


N - [ (2S ) - 1 - Amino - 3 -methyl- 1 

oxobutan - 2 - yl )- 1 
(cyclohexylmethyl) - 1H 
indazole - 3 - carboxamide 

Methyl(2S ) -2 - { 1 -(5 
fluorophentyl)- 1H - indazole - 3 

carbonylamino } -3 , 3 

dimethylbutanoate 
N - [ (2S )- 1 -Amino - 3 -methyl 
loxobutan - 2yl]- 1- penty1H 
indazole 3 - carboxamide 
(1 - Penty - 1 H - indol- 3 

yl) ( 2 ,2,3 ,3 
tetramrthylcyclopropyl)metha 

none 
Quinolin - 8 - yl 1 - (5 
fluropenthl) -1h -inodole - 3 

carboxylate 
1 -(4 -Fluorophenyl) propan -2 

amine” 


UR - 144 


5F -PB - 22 


4 - Fluoroamphetamine 


4 - FA 


9 


Salts and preparation of 

above 


[F . No. N -11011/1 /2018 -NC . II] 
T. K . SATPATHY, Under Secy . 


Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub 

section (i) vide number G . S . R . 837 ( E ), dated the 14th November, 1985 and subsequently amended vide 
numbers S .O . 786 ( E ), dated the 26th October, 1992 , S. O . 599 ( E ), dated the 10th August , 1993 , G .S .R . 
748 (E ), dated the 14th December , 1993 , G . S. R . 543, dated the 24th October, 1994 , G . S. R . 82 , dated 
the 14th February , 1995 , G .S .R . 556 ( E ), dated the 14th July , 1995 , G .S .R . 25 ( E ), dated the 
12th January, 1996 , G .S .R . 509 ( E ), dated the 4th November , 1996 , G .S .R . 350 ( E ), dated the 25th June , 
1997 , G . S . R . 214 (E ), dated the 19th March , 2002 , G . S .R . 763 (E ), dated the 14th November, 2002 , 
G . S .R . 115 (E ), dated the 21st February , 2003, G . S . R . 129 ( E ), dated the 26th February , 2003, G . S . R . 
217 ( E ), dated the 17th March , 2003, G . S . R . 95 (E ), dated the 4th February , 2004, G . S . R . 104 (E ) , 
dated the 25th February , 2005 ,G . S .R . 736 ( E ), dated the 22nd December, 2005 , G .S .R . 639 ( E ), dated 
the 13th October, 2006 , G . S. R . 2 (E ), dated the 1st January, 2008 , S .O . 1661 (E ), dated the 13th July , 
2010 , S .O . 739 ( E ), dated the 11th April, 2011, G . S .R . 470 ( E ), dated the 21st June, 2011 , G . S . R . 
905 ( E ), dated the 28th December, 2011, G . S .R . 426 (E ) , dated the 1st July , 2014 , G . S . R . 74 ( E ), dated 
the 5th February , 2015 , G . S. R . 224 (E ), dated the 25th March , 2015 , G .S .R . 359 (E ), dated the 5th May , 
2015 , and G .S . R . 500 ( E ), dated the17th June , 2015 , G .S .R . 685 ( E ), dated the 12th July , 2016 , G . S . R . 
61( E ), dated the 20th January , 2017 , G . S .R 428 (E ), dated the 2nd May, 2017 and G . S . R 187 ( E ), dated 
the 27th February , 2018 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJKUMAR MANOJKUMAR VERMA 
VERMA 

Date : 2019.03 . 14 
17 :25 :31 + 05 30 


